निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 45 


16 कार्तिक 1940 ( श ० ) 
पटना , 

बुधवार , 

7 नवम्बर 2018 ( ई ० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 
भाग-1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0, आई ० एससी o , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी , 

लॉ 

भाग -1 और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस 0 , बी 0 एस 0ई 0 , डीप O- इन 
एड 0 , एम 0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग -5 -बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 

विधेयक । 
भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग-9 विज्ञापन 


भाग-2 बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले 

गये 

विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग - 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


--- 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 7 नवम्बर 2018 


भाग-1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

22 अक्तूबर 2018 
सं 0 6/ गो०-34-05 / 2016-( खण्ड-1 ) 3065 / वा ० - कर-- श्री नंद किशोर सिंह (बैच-37 वीं ), 
वाणिज्य - कर उपायुक्त सम्प्रति राज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्रभारी), पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना को 
वाणिज्य - कर उपायुक्त सम्प्रति राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं 0 6/ गो०-34-05 / 2016- ( खण्ड-1 ) 3066 / वा ० - कर-- श्री आदित्य नारायण ( बैच -38 वी ), 
वाणिज्य कर उपायुक्त सम्प्रति राज्य कर संयुक्त आयुक्त , मुख्यालय , बिहार, पटना को वाणिज्य कर 
उपायुक्त सम्प्रति राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी ), पटना सिटी पूर्वी अंचल , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह 0 ) अस्पष्ट , उप – सचिव । 


परिवहन विभाग 


1 . 


अधिसूचना 

25 अक्तूबर 2018 
सं 0 02 / शमन -07 ( A) / 2015 परि०-6754 -- वरीय पुलिस अधीक्षक , पटना के पत्रांक -6878 दिनांक 04.10.2018 के 
आलोक में मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत 
निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को दिनांक 23.10.2018 से अगले 6 ( छः ) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 
धारा 177 , 178, 179, 180, 181, 182 , 183, 184, 185, 186, 187 , 188 , 189 , एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय 
अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है । षमन की राषि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी । 
क्र ० सं ० पदाधिकारियों का नाम 

कार्य क्षेत्र 
सभी परिचारी यातायात, पटना 

पटना नगर क्षेत्र 
परिचारी प्रवर यातायात, पटना 

पटना नगर क्षेत्र 
3 . पुलिस निरीक्षक , यातायात 

पटना नगर क्षेत्र 
4 . सभी पुलिस अवर निरीक्षक , यातायात , पटना 

पटना नगर क्षेत्र 
2. यह अधिसूचना दिनांक 23.10.2018 की तिथि से प्रभावी होगा । 

3. वरीय पुलिस अधीक्षक , पटना / पुलिस अधीक्षक , यातायात , पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी 
द्वारा वसूली की गयी षमन की राषि के संबंध में पदाधिकारीयों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी । मामले के 
समीक्षोपरांत ही अगले छ: माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

( ह 0 ) अस्पष्ट , सचिव । 


2 . 


पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार , पटना 


कार्यालयादेश 

26 अक्तूबर 2018 
सं0 स्था 0 3014 / 18-109 -- प्र0 मु 0 व० सं 0 -- कर्मचारी चयन आयोग , पटना के विज्ञापन संख्या -07070114 द्वित्तीय 
स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2014 के परीक्षाफल के आधार पर विभागीय पत्र सं0-2059 दिनांक 30.07.2018 
एवं 2308 दिनांक 16.08.2018 द्वारा प्राप्त बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक -1897 / आ 0 दिनांक 18.07 . 
2018 एवं 2094 / आ 0 दिनांक 09.08.2018 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग 


बिहार गजट , 7 नवम्बर 2018 


3 


(भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2013 के नियम 17 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर अपुनरीक्षित 
पी 0बी0-2 एवं ग्रेड पे0-4200 / - पुनरीक्षित Level- 7 ( 44900-142400 के वेतनमान में समय - समय पर राज्य सरकार 
द्वारा स्वीकृत जीवन यापना भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्तों के अधीन नियुक्त किया 


जाता है : 


अभ्यर्थी का नाम 


अनुक्रमांक 


लिंग 


कोटि 


क्रम 
सं ० 


संयुक्त मेधा 
क्रमांक 


जन्म तिथि 


1 


2 


4 


5 


6 


7 


3 
106535 


1 . 


1913 


20.10.1986 


श्री सुजीत कुमार 
श्री राकेश कुमार 


पुरूष 
पुरूष 


सामान्य 
सामान्य 


2. 


10721 


111987 


07.01.1993 


2 . 


- 


3 . 


4 . 


5 . 


यह नियुक्ति अनुशंसित अभ्यर्थियों की वास्तविक पहचान हेतु प्राप्त वायोमेट्रिक डाटा की सी 0 डी 0 से मिलान की 
प्रत्याशा में की जा रही है । यदि किसी अभ्यर्थी के संबंध में वायोमेट्रिक सी 0 डी 0 से पहचान नहीं होने की स्थिति में 
उनकी सेवा बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी । 
भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण - पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी 
बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी । 
वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964, दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे० को 0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन 
कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 
बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2013 के नियम 17 के आलोक में उपर्युक्त 
अभ्यर्थियों की नियुक्ति वन क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है । राज्य सरकार 
द्वारा अभ्यर्थियों को यथावधारित मान्यता प्राप्त संस्थानों में 2 वर्ष के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण में भेजा जायेगा । 
परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी यदि आलोच्य प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने में असफल रहते हैं तो उस अभ्यर्थी 
की परिवीक्षा अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है एवं फिर भी यदि वह उक्त बढ़ाई गई अवधि में 
प्रशिक्षण को पूरा करने में असफल रहता है तो उसकी सेवा समाप्त की जायेगी । साथ ही बिहार वनों के क्षेत्र 
पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त ) नियमावली, 2013 के सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे 
प्रत्येक अभ्यर्थी के योगदान के समय सिविल सर्जन - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा 
प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा । 
अभर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता 
देय नहीं होगा । 
प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है । अभिप्रमाणित फोटो 
युक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 

आदेश से . 
डी 0 के0 शुक्ला, प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HoFF) । 


- 


6 . 


7 . 


8 . 


पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

11 अक्तूबर 2018 
सं0 भा ० व० से 0 ( स्था ० ) 07 / 2018–2892 / प 0 व0 - श्री पी 0 के 0 जायसवाल, भा 0 व0 से 0 (2000 ) वन संरक्षक , सीवान 
अंचल , सीवान को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक - सह - अपर निदेशक , हरियाली मिशन, दक्षिण बिहार के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 


सं 0 भा ० व ० से0 ( स्था o) 07 / 2018–2893 / प0 व0 -- श्री एस0 चन्द्रशेखर, भा ० व0 से0 ( 2003 ), वन संरक्षक - सह - क्षेत्र 
निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना अंचल, बेतिया को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक कार्य योजना अंचल, पटना के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

श्री एस 0 चन्द्रशेखर, वन संरक्षक - सह - अपर निदेशक, हरियाली मिशन , उत्तर बिहार के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 भा ० व 0 से0 ( स्था ० ) 07 / 2018–2894 / प ० व० -- श्री एच0 के 0 राय, भा ० व० से0 (2004 ) वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
गोपालगंज को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक - सह - क्षेत्र निदेशक , वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना अंचल, बेतिया के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व 0 से0 ( स्था ०) 07 / 2018-2895 / प0 व 0 -- श्री सुनील कुमार, भा 0 व 0 से 0( 2004) वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
औरंगाबाद को स्थानांतरित करते हुए, वन संरक्षक , सीवान अंचल, सीवान के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 


4 

बिहार गजट , 7 नवम्बर 2018 
सं 0 भा ० व0 से 0 ( स्था ०) 07 / 2018-2896 / प० वo- श्री नेसामणि के 0, भा ० व 0 से0 (2008 ) वन प्रमंडल पदाधिकारी , 
नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ अगले आदेश तक निदेशक , राजगीर जू सफारी, नालंदा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 भा ० व 0 से0 ( स्था ०) 07 / 2018-2897 / प0 वo- श्री संजय प्रकाश, भा 0 व 0 से 0( 2008) वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
सहरसा अतिरिक्त प्रभार वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व० से0 ( स्था o) 07 / 2018-2898 / प ० व० -- श्री अभिषेक कुमार सिंह, भा ० व 0 से 0 ( 2015 ) वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, बेतिया को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 

श्री अभिषेक कुमार सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं0 भा 0 व0 से0 ( स्था o) 07 / 2018-2899 / प0 वo- श्री अवधेश कुमार ओझा, बि 0 व0 से0, वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
शोध प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल , पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व 0 से0 ( स्था ०) 07 / 2018-2900 / प0 व0 -- श्री शशि भूषण झा , बि 0 व0 से 0, सहायक वन संरक्षक , नालंदा वन 
प्रमंडल , बिहारशरीफ को स्थानांतरित करते हुए अपने ही वेतनमान में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा के पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व 0 से 0 ( स्था o) 07 / 2018-2901 / प0 व0 -- श्री विधापति सिन्हा, बि 0 व 0 से0, सहायक वन संरक्षक , गया वन 
प्रमंडल, गया अतिरिक्त प्रभार उप निदेशक राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान , गया को स्थानांतरित करते हुए अपने ही वेतनमान में 
निदेशक, राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान, गया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 भा ० व ० से0 ( स्था o) 07 / 2018–2902 / प0 वo- श्री सुनील कुमार शरण, बि ० व० से0, सहायक वन संरक्षक , पूर्णिया 
वन प्रमंडल , पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए अपने ही वेतनमान में वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल के पद पर अगले आदेश 
तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

रत्नेश झा , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 33-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


